रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


_ REGD. NO . D. L.-33004/99 


MINS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड ( iii ) 
PART 11 - Section 3– Sub -section ( iii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 20 , 2010 / श्रावण 29 , 1932 
NEW DELHI , FRIDAY, AUGUST 20, 2010/SHRAVANA 29, 1932 


सं . 18] 
No. 18 ] 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


. 


ORDER 


New Delhi, the 22nd July , 2010 


0 . N . 30 (E ).- Whereas, the Election Commission 
is satisfied that Shri/Smt. Balajied Ranee, a contesting 
candidate in the General Election in Meghalaya Legislative 
Assembly , 2008, from 11-Jirang assembly constituency 
has failed to lodge an account of election expenses as 
required by the Representation of the People Act, 1951 
and Rules and Orders made thereunder; and 


भारत निर्वाचन आयोग 

आदेश 
नई दिल्ली , 22 जुलाई, 2010 
- आ . अ. 30 ( अ). – यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान 
हो गया है कि 11 -जिरांग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मेघालय 
विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन , 2008 में निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी श्री/ श्रीमती बालाजीद रानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं आदेशों द्वारा अपेक्षित 
रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं 
तथा : 

यतः उक्त अभ्यर्थी श्री / श्रीमती बालाजीद रानी ने सम्यक 
सूचनां दिए जाने के बावजूद उक्त असफलता का कोई कारण व 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है , अतः निर्वाचन आयोग का यह 
समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई 
उचित कारण व न्यायौचित्य नहीं है । 

अतः अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 
10 - क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एत्तद्वारा श्री/ श्रीमती 
बालाजीद रानी को संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा 
अथवा विधान परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने एवं 
होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
निरहित घोषित करता है । 

[ फा. सं. 76 / मेघा./11 /2008 (1) ] 

- आदेश से , 
स्टैन्डहोप युहलुंग, सचिव 


___ Whereas, the said candidate Shri/Smt. Balajied 
Ranee has not furnished any reason or explanation for the 
said failure even after due notice and the Election 
Commission is thus satisfied that he has no good reason 
or justification for the said failure ; 


Now , therefore , in pursuance of Section 10A of 
the Representation of the People Act, 1951, the Election 
Commission hereby declares Shri /Smt. Balajied Ranee to 
be disqualified for being chosen as ,and for being, a member 
of either House of the Parliament or of the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of 
three years from the date of this order. 


[F. No . 76/ MEG/11/ 2008 (1)] 

· By Order, 


STANDHOPE YUH 


3290 GI / 2010 


___ (1 ) 


- 


L 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(iii )] 


आदेश 


आदेश . .. 
नई दिल्ली , 22 जुलाई, 2010 

नई दिल्ली , 22 जुलाई, 2010 
- आ . अ. 31( अ). — यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान 

आ . अ. 32 ( अ).-~-यत: भारत निर्वाचन आयोग का समाधान 
हो गया है कि 35 - लांगरिन ( अ. ज. जा .) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हो गया है कि 35 - लांगरिन ( अ. ज. जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
मेघालय विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2008 में निर्वाचन मेघालय विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन , 2008 में निर्वाचन 
लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जोतिन खरदेवसाव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री बल्तशर नोगलंग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं आदेशों द्वारा अपेक्षित 1951 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं आदेशों द्वारा अपेक्षित 
रीति से निर्वाचन -व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं रीति से निर्वाचन - व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं 
तथा -- 

तथा 
सम्यक् सूचना दिए जाने के बावजूद उक्त अभ्यर्थी श्री 

सम्यक् सूचना दिए जाने के बावजूद उक्त अभ्यर्थी श्री 
जोतिन खरदेवेसाव ने उक्त असफलता का कोई कारण व स्पष्टीकरण . बल्तशर नोंगलंग ने उक्त असफलता का कोई कारण व स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत नहीं किया है । अत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है प्रस्तुत नहीं किया है , अतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उचित कारण व कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उचित कारण व 
न्यायौचित्य नहीं है । 

न्यायौचित्य नहीं है । 
अतः, अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा . अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 
10- क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एत्तद्वारा श्री जोतिन 10- क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एत्तद्वारा श्री बल्तशर 
खरदेवसाव को संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा नोंगलंग को संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा अथवा 
अथवा विधान परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने एवं विधान परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने एवं होने के 
होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरहित 
निरहित घोषित करता है । 

- घोषित करता है । 
[ फा. सं. 76 /मेघा/35/ 2008 (2) ] . . . [ फा. सं. 76/मेघा/ 35/ 2008 (3 )] 
आदेश से, 

आदेश से , 
स्टैन्डहोप युहलुंग, सचिव 

स्टैन्डहोप युहलुंग , सचिव 
ORDER 

ORDER 
New Delhi, the 22nd July, 2010 

New Delhi, the 22nd July , 2010 
0 . N . 31(E ). — Whereas , the Election Commission . . 0 . N . 32 (E ).- Whereas, the Election Commission 
is satisfied that Shri Jotin Khardewsaw , a contesting is satisfied that Shri Baltasar Nonglang , a contesting 

andidate in the General Election in Meghalaya Legislative candidate in the General Election to Meghalaya Legislative 
Assembly , 2008 , from 35 -Langrin (ST) Assembly Assemly , 2008, from 35- Langrin (ST ) Assembly 
Constituency has failed to lodge an account of election Constituency has failed to lodge an account of election , 
expenses as required by the Representation of the People : expenses as required by the Representation of the People 
Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder; and Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder; and 
Whereas, the said candidate Shri Jotin 

Whereas, the said candidate Shri Baltasar 
Khardewsaw has not furnished any reason or explanation Nonglang has not furnished any reason or explanation for 
for the said failure even after due notice and the Election the said failure even after due notice and the Election 
Commission is thus satisfied that he has no good reason Commission is thus satisfied that he has no good reason 
or justification for the said failure; 

or justification for the said failure; 
i Now ; therefore , in pursuance of Section 10A of . .. Now, therefore, in pursuance of Section 10A of 
the Representation of the People Act, 1951, the Election the Representation of the People Act, 1951 , the Election 
Commission hereby declares Shri Jotin Khardewsaw to be Commission hereby declares Shri Baltasar Nonglang to 
disqualified for being chosen as , and for being , a member be disqualified for being chosen as , and for being, a member 
of either .House of the Parliament or of the Legislative of either House of the Parliament or of the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of . Assembly or Legislative Council of a State for a period of 
three years from the date of this order . 

three years from the date of this order . 
. . [ F. No. 76/ MEG/35/ 2008 ( 2)] 

[ F. No. 76 / MEG/ 35 /2008 (3)] 
By Order , 

__ - By Order , 
STANDHOPE YUHLUNG, Secy . 

. STANDHOPE YUHLUNG, Secy. 


... 


... . 1 - . . . 


.. . . .. ... 


भावमाMENT 


Ti . . 


TATE JII 1... 7 -- -- - : 


RTI 


- - . . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आदेश 
नई दिल्ली , 22 जुलाई , 2010 

आ . अ. 33 ( अ). — यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान 
हो गया है कि 36 - मावथिंगकुट ( अ. ज. जा. ) विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र से मेघालय विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन , 2008 में 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती सेरीमिना डी माराक लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों 
एवं आदेशों द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन - व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं ; तथा 

सम्यक् सूचना दिए जाने के बावजूद उक्त अभ्यर्थी श्रीमती 
सेरीमिना डी माराक ने उक्त असफलता का कोई कारण व स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत नहीं किया है , अतः निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया 
है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उचित कारण व 
न्यायौचित्य नहीं है । 

अतः अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा । 
10 - क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एत्तद्वारा श्रीमती 
सेरीमिना डी माराक को संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान 
सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने 
एवं होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[ फा . सं. 76 / मेघा/ 36 /2008 ( 4) ] 

आदेश से , 
स्टैन्डहोप युहलुंग, सचिव 

ORDER 
• New Delhi, the 22nd July , 2010 

0 . N . 33 (E ). —- Whereas, the Election Commission 
is satisfied that Smt. Serimina D . Marak, a contesting 
candidate in the General Election in Meghalaya Legislative . 
Assemly, 2008 , from 36 - Mawthengkut ( ST ) assembly 
constituency has failed to lodge an account of election 
expenses as required by the Representation of the People 
Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder; and 

Whereas , the said candidate Smt. Serimina 
D .Marak has not furnished any reason or explanation for 
the said failure even after due notice and the Election 
Commission is thus satisfied that he has no good reason 
or justification for the said failure ; 

. Now, therefore, in pursuance of Section 10A of 
the Representation of the People Act , 1951, the Election 
Commission hereby declares Smt. Serimina D .Marak to be 
disqualified for being chosen as, and for being , a member 
of either House of the Parliament or of the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of 
three years from the date of this order. 

[ F. No. 76 / MEG/ 36/2008 (4)] 

By Order, 
STANDHOPE YUHLUNG , Secy. 


. आदेश 

नई दिल्ली , 22 जुलाई, 2010 

आ . अ. 34( अ). — यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान 
हो गया है कि 36- मावथिंगकुट ( अ. ज. जा .) विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र से मेघालय विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन , 2008 में 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती महाल्लिन एस. माराक लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों 
एवं आदेशों द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन - व्ययों का लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं ; तथा - . 

सम्यक् सूचना दिए जाने के बावजूद उक्त अभ्यर्थी श्रीमती 
महाल्लिन एस. माराकने उक्त असफलता का कोई कारण व स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत नहीं किया है , अत: निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया 
है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उचित कारण व 
न्यायौचित्य नहीं है । 

___ अतः अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 
10- क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एत्तद्वारा श्रीमती 
महाल्लिन एस. माराक को संसद के किसी भी सदन या राज्य की 
विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित 
किए जाने एवं होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए निरहित घोषित करता है । . 

[ फा. सं. 76/ मेघा/36/2008 (5 ) ] 

आदेश से,. 
स्टैन्डहोप युहलुंग, सचिव 

ORDER 
___ New Delhi,the 22nd July, 2010 . 

O . N. 34 ( E ). --- Whereas , the Election Commission 
is satisfied that Smt . Mehallin S . Marak , a contesting 
candidate in the General Election to Meghalaya Legislative 
Assemly, 2008, from 36 - Mawthengkut ( ST ) assembly 
constituency has failed to lodge an account of election 
expenses as required by the Representation of the People 
Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder; and 

: Whereas, the said candidate Smt.Mehallin S . 
Marak has not furnished any reason or explanation for the 
said failure even after due notice and the Election 
Commission is thus satisfied that he has no good reason 
or justification for the said failure ; 

Now , therefore , in pursuance of Section 10A of 
the Representation of the People Act , 1951 , the Election . . . 
Commission hereby declares Smt.Mehallin $ . Marak to be 
disqualified for being chosen as, and for being , amember 
of either House of the Parliament or of the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of 
three years from the date of this order, 

[ F. No . 76/ MEG/36/2008 (5)] 

____ By Order , 
STANDHOPE YUHLUNG, Secy. 


- - 


____ Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


